८SE 


" UPD. 

"" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 97 राँची, मंगलवार 

4 मार्च , 2014 (ई०) 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
3 मार्च, 2014 


संख्या-1/ स्था0(वि0) 4-10 /13/02-- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के प्रावधानों 
को प्रभावकारी रूप से लागू किये जाने के निमित्त उक्त अधिनियम की धारा -5 के तहत् मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन) विभाग , झारखण्ड, राँची में पदस्थापित अवर सचिव , श्री शशिभूषण उपाध्याय को अगले 
आदेश तक जन सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 

एतद् द्वारा इस संबंध में पूर्व से निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार वर्मा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 97 – 50 | 


